निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं o पटना 168 ) पटना , शुक्रवार , 

28 फरवरी 2020 


सं ० एल / एच ० जी०-03-02 / 2019-1812 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 

25 फरवरी 2020 
विषय : - बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नामांकित / पुनर्नामांकित गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 

अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 , कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 ( यथा संशोधित ) से आच्छादित करने के संबंध में । 

सी ० डब्ल्यूजे० सी ० सं०-17372/ 2017 शम्भू शरण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा इस वाद से 
उद्भूत एम ० जे ० सी ० सं ० -2915/2018 में पारित आदेश के अनुपालनार्थ मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा वाहिनी से प्राप्त 
प्रस्ताव के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नामांकित / पुनर्नामांकित गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 , कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 ( यथा संशोधित ) से आच्छादित करने का प्रावधान, क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त-II , आंचलिक कार्यालय, पटना, विधि विभाग , बिहार , पटना एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के परामर्श से 
अधोलिखित शत्तों के अधीन लागू करने का निर्णय लिया गया है: 

(I) कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृहरक्षक से प्रत्येक माह उन्हे भुगतान की गई राशि / कर्तव्य भत्ता से 12 % की 
राशि कटौती की जाएगी और इसमें 13 % सरकारी अंशदान की राशि जोड़कर उक्त राशि उनके कर्मचारी भविष्य निधि 
खाता में स्थानांतरित की जाएगी । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2020 


( II) राज्य सरकार से भिन्न संस्थानों / प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्त प्रत्येक गृह रक्षक से 
प्रत्येक माह उन्हे भुगतान की गई राशि / कर्तव्य भत्ता से 12 % कटौती करने के उपरान्त 13 % की अतिरिक्त कटौती 
की जाने वाली राशि संबंधित संस्थान / प्रतिष्ठान से प्राप्त कर कर्मचारी भविष्य निधि खाता में स्थानांतरित की जाएगी । 
इसके लिए संबंधित संस्थानों से एग्रीमेन्ट कर भुगतान की कारवाई की जाएगी । 

2. यह आदेश माह - सितम्बर, 2019 के प्रभाव से लागू 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी 
हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश 

कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


होगा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 168-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


